निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 आषाढ़ 1934 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 29 जून 2012 


( सं० पटना 293) 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


( iii ) 


पारा 


अधिसूचना 

29 जून 2012 
सं0 नि प्रा० /नि० 1 - 05/ 2012 / 9045 — प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के निर्वाचन से संबंधित बिहार 
राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या - 8934 दिनांक 15.06. 2012 को निम्न रूप से संशोधित किया जाता है : 

(i) परिशिष्ट - 2 में वैशाली जिला के अन्तर्गत क्रमांक - 10 पर हाजीपुर प्रखंड के समक्ष अंकित म० इसमाईलपुर 

को परिशिष्ट - 4 के क्रमांक - 12 पर अंकित बिदुपुर प्रखंड के समक्ष पढ़ा जाय । 
( ii ) परिशिष्ट - 4 में वैशाली जिला के अन्तर्गत क्रमांक - 11 पर महुआ प्रखंड के समक्ष अंकित विशुनपुर गोविन्द 

को उसी परिशिष्ट के क्रमांक - 14 पर अंकित पातेपुर प्रखंड के समक्ष पढ़ा जाय । 
परिशिष्ट - 6 में वैशाली जिला के अन्तर्गत क्रमांक - 66 पर हाजीपुर प्रखंड के समक्ष अंकित मंसुरपुर सराय 

को उसी परिशिष्ट के क्रमांक - 67 पर अंकित भगवानपुर प्रखंड के समक्ष पढ़ा जाय । 
( iv ) परिशिष्ट - 6 में वैशाली जिला के अन्तर्गत क्रमांक - 70 पर राजापाकड़ प्रखंड के समक्ष अंकित शिवगंज को 

उसी परिशिष्ट के क्रमांक - 66 पर अंकित हाजीपुर प्रखंड के समक्ष पढ़ा जाय । 
2 . प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 8934 दिनांक 15. 06. 2012 को इस हद आंशिक रूप से तक संशोधित समझा 
जाय । उक्त अधिसूचना में सन्निहित अन्य शर्ते यथावत रहेंगी। 

3. उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप परिवर्तित प्रखंडों के निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ही इन समितियों के निर्वाचन 
कार्य सम्पन्न कराये जायेंगे । 

आदेश से , 
एन0 एस0 माधवन , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 293 -571 + 100- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


